Haryana Gouernment Gazette 


Published by Authority 
© Govt. of Haryana 
No. 27-2022] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 5, 2022 (ASADHA 14, 1944 SAKA) 
PART III 


Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc. 


हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण 
अधिसूचना 
दिनांक 23 नवम्बर, 2021 

संख्या.एच.पी.पी.ए.-1 // 10 / 21-02.--- हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 20) की 
धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण इसके द्वारा अधिसूचित 
करता है कि परिवार पहचान संख्या नीचे निर्दिष्ट नमूने के अनुसार आठ अक्षरांकीय वर्णों का एक यादृच्छिक सेट होगा :- 
पहला वर्ण 4 से 9 तक का अंक होगा; 
अगले तीन वर्णों में से प्रत्येक अंग्रेजी वर्णणाला का अपर केस में एक अक्षर होगा; 
आगे के dit ait में से प्रत्येक 0 से 9 तक का अंक होगा; 
और अंतिम वर्ण जांचयोग होगा; 


४ ७ ७ गे 


विकास गुप्ता, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण | 


HARYANA PARIVAR PEHCHAN AUTHORITY 
Notification 
The 23rd November, 2021 

No. HPPA-1/10/21-02.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Haryana 
Parivar Pehchan Act, 2021 (Act No. 20 of 2021), the Haryana Parivar Pehchan Authority hereby notifies that the 
Parivar Pehchan number shall be a random set of eight alpha numeric characters following the pattern specified below:- 

(i) the first character shall be a digit from 1 to 9; 

(ii) — each of the next three characters shall be an alphabet of English language in upper case; 

(iii) each of the further three characters shall be a digit from 0 to 9; 

(iv) and the last character shall be a checksum. 


VIKAS GUPTA, 
Chief Executive Officer 
Haryana Parivar Pehchan Authority. 
[241-1] 
9726—C.S.—H.G_P., Pkl. 


(457) 


